निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 कार्तिक 1933 ( श0 ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 नवम्बर 2011 


( सं० पटना 600 ) 


सं0 सं0 3- ए-2 - वे0पु0 - 10/ 2010 - 10041 (वि० ) 


वित्त विभाग 


- - - - - - - 


संकल्प 


3 नवम्बर 2011 


विषयः - उच्चस्तरीय समिति द्वारा वेतन समिति एवं वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 , दिनांक 21 

जनवरी 2010 की विसंगतियों पर की गई अनुशंसा के आलोक में वेतनमानों का संशोधन के 
संबंध में । 

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों की तर्ज पर पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा हेतु वेतन 
समिति एवं त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया । वेतन समिति एवं त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा 
पर राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा राज्यकर्मियों का वेतन 
पुनरीक्षण दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया गया । 

2 . उक्त संकल्प पर सेवा संवर्गों से आपत्तियों के प्राप्त होने पर उन आपत्तियों पर सकारात्मक 
विचारण एवं अनुशंसा समर्पित करने हेतु वित्त विभाग के संकल्प 1952 , दिनांक 22 फरवरी 2010 
द्वारा श्री एस0 विजयराघवन , सेवा-निवृत्त भा0प्र0से0 की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया 
गया । उक्त उच्चस्तरीय समिति द्वारा राज्य सरकार को समर्पित अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 नवम्बर 2011 
सरकार द्वारा कतिपय पदों के वेतनमान की अवस्थिति को अनुवर्ती कंडिकाओं में संशोधित करने का 
निर्णय लिया गया है । 

___ 3. ( क ) संकल्प सं0 630 , दिनांक 21 अक्तूबर 2010 द्वारा स्वीकृत वेतनमान को निम्नप्रकार 
से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है: 


अभ्युक्ति 


क्र० 
सं0 


संशोधित 
वेतनमान 


(I ) राजभाषा विभागः 
पदनाम /विभाग 

अपुनरीक्षित पूर्व स्वीकृत 
वित्त विभाग का संकल्प सं0 वेतनमान पुनरीक्षित 
630 , दि0 21 / 01 / 2010 का (01/ 01 / 96 के | वेतनमान 
पृ0 सं0 एवं क्रमांक 

प्रभाव से ) ( 01/ 01/ 06 ) 
राजभाषा पदाधिकारी ( उ 5500 - 9000 पी0बी0 - 2 + 
( पृ0 28 , क्र0 सं0 19 ) 

4200 
राजभाषा सहायक / अनुवादक 5000 - 8000 पी0बी0 - 2 + 
( श्रेणी-2 ) ( पृ0 27 , क्र0 सं0 

4200 


पी0बी0 - 2 + 
4600 
पी0बी0 - 2 + 
4600 


( पृ0 5500- 9000 


राजभाषा पदाधिकारी 
27 , क्र0 सं0 7 ) 


पी0बी0 - 2 + 
4600 


| पी0बी0 - 2 + 
4800 


केवल सीधी 
नियुक्ति होने 
पर वेतनमान 
पी0बी0 - 2 + 
4800 / 
अन्यथा पूर्व 
स्वीकृत 
वेतनमान 
देय होगा । 


(II) गृह विभाग 


4 . 


सीनियर साइंटिफिक पदा0 6500 - 10500 
( पृ0 23 , क्र0 सं0 218 ) 
असिस्टेंट डायरेक्टर ( पृ0 6500 - 10500 
23, क्र0 सं0 219 ) 
प्रतिलिपिक 

3050 - 4590 


पी0बी0 - 2 + 
4200 
पी0बी0 - 2 + 
4200 
पी0बी0 - 1 + 
1900 


पी0बी0 - 2 + 
4600 
पी0बी0 - 2 + 
4800 
पी0बी0 - 1 + 
2400 


(III) वित्त विभाग 


पी0बी0 - 2 + 


पी0बी0 - 2 + 
4200 


4600 


( i) राष्ट्रीय बचत कार्यपालक 5500 - 9000 
पदा0 / महिला पदा0 ( पृ0 30 , 
क्र0 सं0 12 एवं 14 ) 
| (ii ) सहायक निदेशक 


8 . 


वरीय अंकेक्षक ग्रेड - 1 ( पृ0 6500 - 10500 

30 , क्र0 सं0 22 ) 
| उपलेखा नियंत्रक ( पृ0 30 , 7450 - 11500 

क्र0 सं0 19 ) 
| पंचिंग भेरीफाईंग ऑपरेटर 4000 - 6000 
( पृ0 30 , क्र0 सं0 31 ) 


9 . 


पी0बी0 - 2 + 
4800 
पी0बी0 - 2 + 
4600 
पी0बी0 - 2 + 
4800 
पी0बी0 - 2 + 
4200 


पी0बी0 - 2 + 
4200 
पी0बी0 - 2 + 
4600 
पी0बी0 - 1 + 
2400 


10 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 नवम्बर 2011 


( IV ) पंचायती राज विभाग 


11 . | प्रखंड पंचायत राज पदा० 


5000 - 8000 


पी0बी0 - 2 + 
4200 
पी0बी0 - 2 + 
4200 


12 . 


व्याख्याता , जिला पंचायत राज 6500 - 10500 
प्रशिक्षण संस्थान/ मुखिया - सरपंच 
प्रशिक्षण संस्थान (प्रथम 
प्रोन्नति ) ( पृ0 45 , क्र0 सं0 


49 ) 


पी0बी0 - 2 + | अधिसूचना 
4200 सं0 1939 , 
पी0बी0 - 2 + || दि0 12 मार्च 
4600 2010 द्वारा 

सेवा संवर्ग 
नियमावली के 

गठन के 
पी0बी0 - 2 + | उपरांत 12 
4800 मार्च 2010 

की तिथि से 
पी0बी0 - 3 + वेतनमानों का 
5400 संशोधन 

प्रभावी होगा। 


14 . 


पण 


13 . जिला पंचायत राज पदा0 8000 -13500 पी0बी0 - 2 + 

(द्वितीय प्रोन्नति ) ( पृ0 45 , ( 6500 - 10500 ) 4200 
क्र0 सं0 51 ) 
प्राचार्य , जिला पंचायत राज | 10000 - 15200 पी0बी0 - 2 + 
प्रशिक्षण संस्थान / मुखिया - सरपंच ( 6500 - 10500 ) 4200 
प्रशिक्षण संस्थान ( पृ0 45 , 
क्र0 सं0 48 ) 

( V ) समाज कल्याण विभाग 


15 . 


संगीत शिक्षक ( नेत्रहीन 5000 - 8000 
विद्यालय , पटना) ( पृ0 47 , 
क्र0 सं0 15 ) 


पी0बी0 - 2 + 
4200 


पी0बी0 - 2 + 
4600 


अपुनरीक्षित 
वेतनमान 
अधिसूचना में 
5500 - 9000 
अंकित करने 
का निर्णय 
लिया गया 
प्रथम 
ए0सी0पी0 
6500 - 10500 
वेतनमान में 
प्राप्त होने ही 
पर प्रतिस्थानी 
ग्रेड - पे 
4600 / 
अनुमान्य 
होगा । 


( VI) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 


16 . 


17 . 


प्रखंड कल्याण पदा० 

5000 - 8000 पी0बी0 - 2 + पी0बी0 - 2 + 
49 , क्र0 सं0 76 ) 

4200 

4200 
सहायक कल्याण पदा० ( पृ0 | 5500 - 9000 पी0बी0 - 2 + पी0बी0 - 2 + 
49 , क्र0 सं0 78) 

4200 

4600 
| अनुमंडल कल्याण पदा० ( पृ0 5500 - 9000 पी0बी0 - 2 + पी0बी0 - 2 + 
49 , क्र0 सं0 79 ) 

4200 

4800 
( VII) निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


18 . 


उत्पाद 

अधीक्षक 6500 - 10500 पी0बी0 - 2 + 
( पृ0 169, क्र0 सं0 5 ) 

4600 
__ ( VIII) सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 


पी0बी0 - 2 + 
4800 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 नवम्बर 2011 


5000 - 8000 


आशुटंकक ग्रेड - I ( पृ0 82 , 
क्र0 सं0 95 ) 


पी0बी0 - 2 + 
4200 


पी0बी0 - 2 
+ 
4200 
पी0बी0 - 2 


20 . 


आशुटंकक ग्रेड - II एवं III 


5500 - 9000 


पी0बी0 - 2 + 
4200 


4600 


(IX ) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


पी0बी0 - 1 


आपूर्ति लिपिक ( पृ० 97 , क्र0 3050 - 4590 
सं0 145 ) 


पी0बी0 - 1 + 
1900 


+ 


21 . 


आपूर्ति लिपिक ( उच्चवर्गीय 
लिपिक के समकक्ष) 


पी0बी0 - 1 + 
1900 


1900 
पी0बी0 - 1 
+ 2400 


वर्ष 
20 / 12 / 2000 
के पूर्व नियुक्त 
होने पर । 


( X ) स्वास्थ्य विभाग 


| 22. To 145 ) 


22 . 


| औषधि निरीक्षक ( पृ0 


97 , 6500 - 10500 


23 . 


वरीय औषधि निरीक्षक ( पृ0 6500 - 10500 
97 , क्र0 सं0 148 ) 
उप औषधि नियंत्रक 


पी0बी0 - 2 + 
4200 
पी0बी0 - 2 + 
4200 
पी0बी0 - 2 + 
4200 


24. 


पी0बी0 - 2 + | यह 
4600 वेतनमान 
पी0बी0 - 2 + 

इस शर्त 
4800 पर स्वीकृत 
पी0बी0 - 3 + किया गया 
6600 

है कि 
विभाग 
संवर्गीय 
नियमावली 
का गठन 
कर ले । 


( XI) मानव संसाधन विभाग 


25 . 


| व्याख्याता (शिक्षा सेवा वर्ग- 2 ) 6500 - 10500 
| ( पृ0 116 , क्र0 सं0 166 ) 


पी0बी0 - 2 + 
4200 


पी0बी0 - 2 + 
| 4800 


26 . 


२ . प्रधानाध्यापक (Yo 114, ऋo csoo 10soo पाव -2+ 10वी0-26 


( XII) राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय 
शिक्षक ( पृ0 114, क्र0 सं0 5500- 9000 पी0बी0 - 2 + पी0बी0 - 2 + 
109 ) 

4200 

4600 
| प्रधानाध्यापक ( पृ0 114, क्र0 6500 - 10500 पी0बी0 - 2 + पी0बी0 - 2 + 
सं0 110 ) 

4200 

4800 


27 . 


( XIII) सहकारिता विभाग 


28 . 


अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी 6500 - 10500 
| ( पृ0 148, क्र0 सं0 11 ) 


पी0बी0 - 2 + 
4200 


पी0बी0 - 2 + 
4600 


29 . 


मत्स्य प्रसार पदा0 
163, क्र0 सं0 351 ) 


( XIV ) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग 
( पृ0 5500 - 9000 पी0बी0 - 2 + 

4200 


| पी0बी0 - 2 + | प्रशासी 
4200 विभाग यदि 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 नवम्बर 2011 


30 . | जिला मत्स्य पदा० ( पृ0 163 , 6500 - 10500 

क्र0 सं0 350 ) 
31 . उप-निदेशक, मत्स्य ( पृ0 8000 - 13500 

163 , क्र0 सं0 354 ) 
32 . 

संयुक्त निदेशक , मत्स्य ( पृ० | 10000 - 15200 

163, क्र0सं0 356) 
33 . निदेशक , मत्स्य ( पृ0 163 , 12000 - 16500 

क्र0 सं0 355 ) 


पी0बी0 - 2 + 
4200 
पी0बी0 - 2 + 
5400 
पी0बी0 - 3 + 
6600 
पी0बी0 - 3 + 
7600 


पी0बी0 - 2 + 
4800 
पी0बी0 - 3 + 
5400 
पी0बी0 - 3 + 
7600 
पी0बी0 - 3 + 
8700 


मत्स्य प्रसार 
सुपरवाईजर 
एवं फिशरीज 
इंस्पेक्टर 
| दोनों पदों 
के लिए 
समान प्रवेश 
योग्यता और 
एक ही 
स्तर का 
रखना चाहे 
तो दोनों को 
पी0बी0 - 2 + 
4200 
स्वीकृत 
होगा । 


( XV) कृषि विभाग 


34 . फ्लाईब्वाय 


| 2650 - 4000 


1एस + 1650 


1एस- 1650 


( ख ) योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 980 , दिनांक 07 अप्रील 2009 
द्वारा योजना एवं विकास सेवा के पुनर्गठन के फलस्वरूप इस सेवा के पदनाम को निम्न प्रकार 
सम्परिवर्तित करने का निर्णय लिया गयाः 


क्रम सं० 


मूल पदनाम 
साख आयोजक - सह - ग्रामीण विकास विशेषज्ञ 
| वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक 
कनीय अनुसंधान पदाधिकारी योजना पर्षद 


सम्परिवर्तित पदनाम 
सहायक योजना पदाधिकारी 
सहायक योजना पदाधिकारी 
सहायक निदेशक , योजना पर्षद् 


| 


3 


( ग ) योजना एवं विकास सेवा के विभिन्न कोटि के पदों के लिए निम्न प्रकार 
अपुनरीक्षित वेतनमान का निम्नांकित पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गयाः 


अपुनरीक्षित वेतनमान 


पुनरीक्षित वेतनमान 


क्रम 

पदनाम 
सं0 
1 | सहायक योजना पदाधिकारी (जिला ) 

| सहायक निदेशक ( मुख्यालय ) 
3 सहायक निदेशक ( योजना पर्षद् ) 

जिला योजना पदाधिकारी 
5 उप -निदेशक (मुख्यालय ) 
6 उप -निदेशक ( योजना पर्षद् ) 

उप -निदेशक ( विभिन्न विभागों में ) 
8 क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी ( प्रमंडल स्तर) | 
9 संयुक्त निदेशक ( मुख्यालय ) 
10 संयुक्त निदेशक ( योजना पर्षद् ) 
11 अपर निदेशक ( मुख्यालय ) 
| 12 अपर निदेशक ( योजना पर्षद ) 


6500 - 10500 
6500 - 10500 
6500 - 10500 
10000 - 15200 
12000 - 16500 
12000 - 16500 
12000 - 16500 
12000 - 16500 
14300 - 18300 
14300 - 18300 
16400 - 20000 
16400 - 20000 


| पी0बी0 - 2 + 4800 ग्रेड - पे 
| पी0बी0 - 2 + 4800 ग्रेड - पे 

पी0बी0 - 2 + 4800 ग्रेड - पे 
| पी0बी0 - 3 + 6600 ग्रेड - पे 
पी0बी0 - 3 + 7600 ग्रेड - पे 
पी0बी0 - 3 + 7600 ग्रेड - पे 
पी0बी0 - 3 + 7600 ग्रेड - पे 

पी0बी0 - 3 + 7600 ग्रेड - पे 
| पी0बी0 - 4 + 8700 ग्रेड- पे 

पी0बी0 - 4 + 8700 ग्रेड - पे 
| पी0बी0 - 4 + 8900 ग्रेड- पे 
पी0बी0 - 4 + 8900 ग्रेड - पे 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 नवम्बर 2011 
( घ ) योजना एवं विकास विभाग ( अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ) के अधीन वित्त विभाग की 
अधिसूचना 630 , दिनांक 21 जनवरी 2010 में छूटे हुए पदों का निम्नांकित पुनरीक्षित वेतन 
स्वीकृत करने का निर्णय लिया गयाः 


क्र० 


अभ्युक्ति 


संशोधित 
वेतनमान 


सं० 


पदनाम /विभाग 
वित्त विभाग का 
संकल्प सं0 630 , 
दि0 21 / 01 / 2010 
का पृ0 सं0 एवं 

क्रमांक 
कम्पाइलर 


अपुनरीक्षित पूर्व स्वीकृत 

वेतनमान पुनरीक्षित 
(01 /01/ 96 के । वेतनमान 

प्रभाव से ) (01/ 01/ 06) 


4000 - 6000 


पी0बी0 - 1 + | यह पद 630 , 
2400 

दि० 
21 / 01 / 2010 
में छूट गया 

था । 
पी0बी0 - 2 + 
4800 


2 . 


| 


सहायक सांख्यिकी । 5500 - 9000 
| पदा0 ( पृ0 41, क्र0 

सं0 41) 


पी0बी0 - 2 + 
4200 


4 . अपुनरीक्षित वेतनमानों 5000- 8000 , 5500 - 9000 एवं 6500 - 10500 के लिए एक ही 
प्रतिस्थानी पे -बैंड 2 और ग्रेड - पे 4200 स्वीकृत किए जाने से उत्पन्न विसंगति एवं संवर्गीय कठिनाइयों 
को दूर करने के निमित्त निम्नांकित निर्णय लिया गया है: 

( क ) जिन संवर्गों की मूल नियुक्ति का पद अपुनरीक्षित वेतनमान के 5000 - 8000 वेतनमान 
में है और प्रथम तथा द्वितीय प्रोन्नति के पद क्रमशः 5500- 9000 और 6500 - 15000 वेतनमान में 
है , उनको पुनरीक्षित वेतनमान के पे-बैंड - 2 में क्रमशः ग्रेड- पे- 4200, 4600 एवं 4800 स्वीकृत करने 
का निर्णय लिया गया है । 

( ख ) जिन संवर्गों में मूल कोटि के पद का वेतनमान 5000 - 8000 हो और प्रथम प्रोन्नति के 
पद का वेतनमान 6500 - 10500 है तो प्रोन्नति के पद का सामान्य प्रतिस्थानी वेतनमान 
पी0बी0 -2 + ग्रेड-पे- 4600 स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । 

(ग) जिन संवर्गों में न्यूनतम कोटि का पद 5000 -8000 से नीचे के वेतनमान अर्थात् 
4500 - 7000 या 4000- 6000 में हों , परन्तु प्रोन्नति का वेतनमान उपर्युक्त उप -कंडिका ( क ) में 
वर्णित तीनों अपुनरीक्षित वेतनमानों में से कोई भी हो तो प्रोन्नति के पद का सामान्य पुनरीक्षित 
वेतनमान पी0बी0 - 2 + ग्रेड - पे - 4200 स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । 

( घ) यदि किसी संवर्ग की मूल कोटि के पद का वेतनमान 5500- 9000 हो तो उसका 
पुनरीक्षित प्रतिस्थानी वेतनमान पी0बी0-2 + ग्रेड-पे + 4200 ही रखने करने का निर्णय लिया गया है। यह 
उन पदों पर प्रभावी नहीं होगा जिनके लिए वेतन समिति द्वारा किसी अन्य ग्रेड- पे की विशिष्ट 


मान 


अनुशंसा की गई 


हो यथा- सचिवालय सहायक /निजी सहायक । 


5 . मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में रोकड़पाल के पद को लिपिकीय सेवा में शामिल करने का 


निर्णय लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 नवम्बर 2011 
6 . दफादार, चौकीदार को नियमित कार्यक्षेत्र से बाहर कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्ति के क्रम में 
समकक्ष सरकारी कर्मी के समान यात्रा - भत्ता अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है । 

7 . उक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 
एवं समय- समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में किया जायेगा । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 600 - 571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


